सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 780 


8 अश्विन , 1938 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार , - 

30 सितम्बर , 2016 ( ई० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 


29 सितम्बर , 2016 


संख्या- परि०वि०-363 / 2015/1214-- केन्द्रीय मोटरवाहन, नियमावली, 1989 के नियम -118 ( केन्द्रीय 
मोटरवाहन छठा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित के प्रावधानों के अधीन झारखण्ड राज्य 
में विनिर्दिष्ट वाहनों में गति नियंत्रक यंत्र लगाये जाने की अनिवार्यता से संबंधित अधिसूचना संख्या 
341, दिनांक 18 फरवरी , 2016 निर्गत किया गया है जिसका झारखण्ड , गजट संख्या -195 , दिनांक 
18 फरवरी , 2016 द्वारा सर्वसाधारण हेतु प्रकाशित किया गया है | 
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक - RT -11017/ 13 / 2005- MVL, दिनांक 
2 अगस्त, 2016 द्वारा वाहनों के गति नियंत्रक यंत्र लगाने हेतु अद्यतन दिशानिर्देश निर्गत किये गये 
हैं , जिसमें निम्नांकित प्रावधान हैं : 

(1) वाहनस्वामी किसी भी Source /Vendor से गति नियंत्रक यंत्र चयन करने हेतु स्वतंत्र होगा, 
परन्तु यह कि गति नियंत्रक यंत्र केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-126 के अधीन किसी 
भी परीक्षण अधिकरण से प्रमाणित होगा | 

(2) राज्य सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट विनिर्माता कम्पनी के गति नियंत्रक यंत्र के चयन हेतु 
वाहनस्वामी को बाध्य नहीं किया जाएगा | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 30 सितम्बर, 2016 
___ (3) यह विनिर्माता का दायित्व होगा कि वह केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियमों 
तथा AIS: 018 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा | 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त प्रावधानों के आलोक में विभागीय 
अधिसूचना संख्या -341 दिनांक 18 फरवरी, 2016, गजट संख्या-195 दिनांक 18 फरवरी, 2016 की 
कंडिका 3 का निम्न प्रावधान “वाहन में लगाये जानेवाले गति नियंत्रक ( गति सीमित करने की युक्ति 
या गति सीमित करने की क्रिया) परिवहन विभाग, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित व संबंधित गति 
नियंत्रक विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये व लगाये गये गति नियंत्रक ही मान्य होंगे | गति 
नियंत्रक ( गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) के साथ राज्य परिवहन 
प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का अधिकारिक सील (मुहर ) से इस प्रकार सुसज्जित किया 
जाएगा कि उसे बिना छेड़छाड़ किए तोड़ा या हटाया न जा सके ", अप्रासंगिक प्रतीत होता है । 


तदनुसार सम्यक् विचारोपरान्त गति नियंत्रक यंत्र से संबंधित परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची 
द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 341 , दिनांक 18 फरवरी, 2016, गजट संख्या - 195 दिनांक 
18 फरवरी , 2016 के कंडिका-3 को विलोपित किया जाता है । 


अधिसूचना के अन्य शर्ते यथावत् रहेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट ), 
संयुक्त सचिव, 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 780 - 50 | 


